रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 96 


1 . 


REGD. NO . D. L.-33004/ 96 


भारतको राजपत्र 


समय जयत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड - उप - खर ) 
PART II Section3 Sub - section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 34 ] 
No. 34 ] 


नमिल्ली, शुभवार, जनवरी 29 , 1997 / माप 9, 1918 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19 , 1997/MAGHA 9 , 1918 


स्वास्थ्य और परिवार कारवाण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1997 


सा . का . नि . 41 ( अ ). - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप , 
खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 ( 1954 का 37 ) की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानमार , भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 118 ( अ ) तारीख 11 मार्च, 1996 के साथ, भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i ) तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यापायों से जिनके उससे प्रभाषित होने की 
संभावना थी , उस तारीख से, जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियों, जिसमें उक्त अभिमचमा प्रकाशित की गई थी , जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन 
की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे । 

उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 18 मार्च, 1996 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी । 


केन्द्रीय सरकार ने, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्रति भाक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है । 


अत: अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय खाध मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 ( 1954 का 37 ) 
की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाध अपमिश्रण निवारण नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है ; अर्थात् : 


नियम 


1. ( i ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाध अपमिश्रण निवारण ( प्रथम संशोधन ) नियम , 1997 है । 

( ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत होंगे, सिवाय नियम 2. 4 और नियम के खण्ड ( क ) और ( प ) के जो प्रकाशन की 
तारीख से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे । 


230G / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II- - SEC. 360 ] 


2. खाध अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ), नियम 32 के खण्ड ( ख ) में , परन्तुक 
के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" परन्तु जब कभी एक संघटक के रूप में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, लेबल पर इस आशय की एक घोषणा की जाएगी जिसमें 
"जिलेटिन - जानतव उद्गम " शब्द अन्त: स्थापित किये जाएंगे । 

20 ग्राम या कम के मिष्ठान के पैकेटों की दशा में जो संघटकों की मोषणा से छट प्राप्त है , यदि उममें जिलेटिम हो तो भी वे " जान्तव उद्गम " 
की घोषणा से भी छूट प्राप्त होंगे परन्तु ऐसी पोषणा, एक से अधिक पीस के पैकेट पर इस प्रकार की जाएगी कि पैकेट " खोले बिना उसे पढ़ा जा सके । 


3. सक्त नियमों के नियम 39 में " चिकित्सा व्यवसायियों ने सिफारिश की है , उसे विहित किया है या अनुमोदितकिया है " शब्दों के पश्चात् 
" या चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है " शब्द जोड़े जाएंगे । 


4. उक्त नियमों के नियम 49 के उपनियम ( 16 ) में " दुग्ध पूर्ण और संघनित दूग्ध " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, 


अर्थात् : 


" मधुरित संमनित दुग्ध , मधुरित संषमित मखनिया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण, मखनिया दुग्ध चूर्ण और भागत: मखमिया दुग्ध चूर्ण " 


5. उक्त नियमों के परिशिष्ट " ख " में , 
( क ) मद क 11. 02.02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों रखी जाएगी, अर्थात् : 

" क 11.02.02 क्रीम जिसमें क्रीम रोगाणु नाशित क्रीम भी है से गाय या भैंस के दुग्ध या उसके सम्मिश्रण का उत्पाद अभिप्रेत 
है । यह स्टार्च और दुग्ध के अन्य विजातीय संघटकों से मुक्त होगा । यह निम्नलिखित तीन प्रवर्ग की होगी, अर्थात् : 

(i) निम्न वसा क्रीम - जिसमें दुग्ध पसा है जो भार में 25 प्रतिशत से अन्यून है । 
(ii) मध्यम वसा क्रीम - जिसमें दुग्ध वसा है जो भार में 40 प्रतिशत से अन्यून है । 
( iii ) उख वसा क्रीम - जिसमें दुग्ध वसा है जो भार में 60 प्रतिशत से अन्यून है । 


टिप्पण : - दुग्ध वसा अन्तर्वस्तु के बारे में किसी संकेत के बिना विक्रीत क्रीम को उच्च पसा क्रीम के रूप में माना जाएगा " , 


( ख ) मदक 11.02. 08 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 

" क 11.02.08.01 - शुष्कित आइसक्रीम मिश्रण " वह सामग्री होगी जो फुहार अथवा रोलर द्वारा आइसक्रीम मिश्रण के शुष्कन से तैयार 
की गई है । इसमें ठोस दुग्ध, इक्षु शर्करा या धाव्य या परिष्कृत शर्करा होगी । इसमें अनुज्ञेय रंग और सुवास अन्तर्विष्ट होंगे । इसमें भार के अनुसार 1. 25 
प्रतिशत से अनधिक स्थायीकारी और पायसीकारक होंगे । उत्पाद में 27.0 प्रतिशत से अन्यून दुग्ध वसा और 9.5 प्रतिशत प्रोटीन और भार के अनुसार 4 
प्रतिशत से अन्यून नमी होगी । इक्षुशर्करा अन्तर्वस्तु भार के अनुसार 40 प्रतिशत से अन्यून होगी । 


शुष्कन की रीति लेबल पर उल्लिखित की जाएगी इसे साफ वायुष्ठ सील किया साफ व मजबूत आधानों में पैक किया जाएगा । 
( ग ) मद क 11.02.14 में , परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 

" परन्तु यह और भी कि यदि फौहार से शुष्कित दुग्ध चूर्ण, जो द्रव दुग्ध में पुनर्रचना के लिए है और सीधे उस रूप में उपभोग के लिए 
नहीं है और उसे उपरोक्त रीति में पैक किया गया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम पर भंडारित नहीं किया जा सकता, ऐसे उत्पाद में भार के अनुसार 3.5 
प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होगी तथा उस पर " पैकिंग की तारीख से पांच मास के भीतर उपयोग करें " और " सीधे उपभोग के लिए नहीं है " के लेबल 
स्पष्ट रूप से लगाये जाएंगे । " 
( घ ) मद क 11. 02. 22.01 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 

" क 11.02.23 योगहर्ट से लैक्टोबेसिल्स मुलगेरिक्स डेलबकी वार खुलगेरिक्स और स्ट्रेप्टो - कोक्स थर्मोफिलस के माध्यम से लैक्टिक 
अम्ल किण्वन द्वारा टोनित दुग्ध , पास्तरीकृत या उबाले हुए दुग्ध से प्राप्त स्कदित उत्पाद अभिप्रेत है । इसमें बाइफिडोबैकट्रियम बामफिडस और 
लैक्टोबैसिलस एसिडीफिलस के संवर्धन भी अनविष्ट हो सकते हैं और यदि वे जोड़े तो लेबल पर इस प्रभाव की घोषणा की जाएगी । उत्पाद की सतह 
चिकनी होगी और वह कस्टर्ड जैसी गाढ़ी होगी जिसमें दही का पानी पृथक महीं होगा । इसमें निम्नलिखित भी अन्तर्पिष्ट हो सकेगा : 

(i ) दुग्ध चूर्ण, मखनिया दुग्ध चूर्ण, दही के पानी का पाउहर, दही के पानी का प्रोटीन, जल में विलेय दुग्ध का प्रोटीन पास्तरीकृत 
उत्पाद और लैक्टोज एमजाइम निर्मितियों से विनिर्मित केसिमेट; 


[ भाग II - खण्ड ३ ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FILM 


( i ) केवल मधुरित, सुवासित और फल योगहर्ट की दशा में शर्करा धान्य सीरप या ग्लूकोज सीरप ; 
( iii) केवल सुवासित और फल दही में फल, फल का गूदा, जैम, फल - सीरप, फल का रस इत्यादि 

( iv ) केवल सुवासित और फल दही में अनुझेय रंग और सुवास । इसमें भार के अनुसार 0.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक का 
अनुशात स्थायीकारी अंतर्विष्ट हो सकेंगे । वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा अर्थात् : -- 


0. 5 से 


1. 5 से 


- 


6. 0 


साधारण योगहर्ट 

मखनिया योगर्ट मधुरित अथवा यासुवासिस योगहर्ट फल योगहर्ट 
कुल दुग्ध ठोस, भार के अनुसार 13. 5 

11.0 13. 5 

10. 0 
प्रतिशत, इससे कम नहीं 
वसा दुग्ध, भार के अनुसार 3. 0 % 

3.0 से 
प्रतिशत 

से कम नहीं अधिक नहीं कम नहीं कम नहीं 
शर्करा, भार के अनुसार 

6.0 
प्रतिशत , इससे कम नहीं 
( iv ) प्रोटीन भार के अनुसार 

___ 3.2 

3. 2 
प्रतिशत, इससे कम नहीं 
उत्पाद की अनुमाप्य ( टिट्रबेल ) अम्लता भार के अनुसार ( लेटिस्टक अम्ल के रूप में ) 0. 8 से 1. 2 प्रतिशत होगी । उत्पाद में प्रतिग्राम विनिर्दिष्ट 
लैक्टिक अम्ल जीवाणु गणनांक 10, 00,000 से कम नहीं होगी और उत्पाद में एक चिकित्सा कोली नहीं होगा । 

लेबल पर योगहर्ट का प्रकार स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा, अन्यथा साधारण योगहर्ट के मानक लागू होंगे । 
टिप्पण: - 65° डिग्री सेन्टीग्रेड से अन्यून ताप पर विण्वन के पश्चात् योगहर्ट को यदि उष्मा उपचारित किया गया हो तो उस पर " थरमाइण्ड या 

उष्मा उपचारित योगहर्ट " का लेबल लगाया जाएगा और वह विनिर्दिष्ट लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया प्रतिग्राम संगणना की न्यूनतम 

अपेक्षा को छोड़कर उपयुक्त पैरामीटरों के अनुरूप होगा । 
( छ ) मद क 18,01 में " कृतक तन्तु ( रोडेंट हेयर ) और उत्सर्ग प्रति किलो 2 से अधिक नहीं होंगे " शब्दों, अंक और कोष्ठकों के स्थान पर 

निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् " यह कृतक तंतु और उत्सर्ग से मुक्त होगा " । 
( च ) दोनों मद क 18. 02 और मद क 18.03 में " कृतक तंतु और उत्सर्ग प्रति किलो 5 से अधिक नहीं होंगे " शब्दों और अंक के स्थान 

पर " यह कृतक तन्तु और उत्सर्ग से मुक्त होगा " शब्द रखे जाएंगे । 
मद क 18. 01.01 में " कैल्शियम कार्योनेट चूर्ण " से आरम्भ होने वाले और " भाग से अधिक नहीं होगा " पर समाप्त होने वाले शब्दों के 
स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् " कैल्शियम कार्बोनेट चूर्ण ", यदि प्रबलीकरण के लिए मिलाया जाता है तो ऐसी मात्रा में होगा 
कि प्रबलित आटे में भार के अनुसार 100 भाग में न्यूनतम 0.30 और अधिकतम और 0.35भाग होगा । " यह कृतक तंतु और उत्सर्ग से 

मुक्त होगा " । 
( ज ) मद क 18.01. 02 में " एल्कोहाली अम्लता ( १० प्रतिशत एल्कोहल सहित ) जिसे एच एसओ के रूप में अभिव्यक्त किया जाता 

है " - 0.12 प्रतिशत से अधिक नहीं " शब्दों के स्थान पर " एल्कोहाली अम्लता ( 90 प्रतिशत एल्कोहल सहित ) जिसे एच एसओ के 

रूप में अभिव्यक्त किया जाता है 0.12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यह कृतक तंतु और उत्सर्ग से मुक्त होगा " शब्द रखे जाएंगे । 
( स ) मद क 18.02.01 में " कैल्शियम कार्योनेटेड चूर्ण यदि वह प्रवलन के लिए मिलाया जाता है " से आरम्भ होने वाले भाग " भाग से अधिक 

नहीं होगा " शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : -- 
" कैल्शियम कार्बोनेट चूर्ण, यदि प्रबलीकरण के लिए मिलाया जाता है तो ऐसी मात्रा में होगा कि प्रवलित मैदे में भार के अनुसार 100 भाग 

में कैल्शियम कार्बोनेट न्यूनतम 0.30 और अधिकतम 0.35 भाग होगा । यह कृतक तंतु और उत्सर्ग से मुक्त होगा " । 
( अ ) मद क 18.02.02 में 

" ग्लुटेन ----- --- -- --- शुष्क आधार पर 7.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा " भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :--- 
" लुटेन --- - -- --- - -- शुष्क आधार पर 7.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा । यह कृतक तंतु और उत्सर्ग से मुक्त होगा । " 

[ फा . सं. पी - 15014/ 1/95 - पी . एच. ( फूड ) ] 


रेणु साहनी धर , संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(1)] 


नोट : - खाच अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 पहले दिनांक 
12 - 9 - 1955 का , मि . आ . 2105 के तहत भारत के राजपत्र के 
भाग - II , खण्ड - 3 में प्रकाशित किए गये थे और उसके आगे निम्नलिखित 
द्वारा संशोधित किए गए : 


1. का. नि . आ . 1202 , दिनांक 26 - 5 - 56 
2. का .नि . आ . 1687, दिनांक 28 - 7 - 56 
3. का. नि. आ . 2213, दिनांक 28 - 9 -56 ( असाधारण ) 

4. का .नि . आ . 2755, दिनांक 24 - 11 - 56 
और संशोधन भारत के राजपत्र के भाग - II , खण्ड - 3, उपखंड - 5( 1 ) में 
प्रकाशित किए गए जो इस प्रकार हैं : 


5. सा . का .नि . 514, दिनांक 28 - 6- 58 
6 . सा . का . नि . 1211, दिनांक 20 - 12 - 58 
7. सा. का. नि . 425, दिनांक 4 - 4 - 60 
8 . सा. का . मि . 169, दिनांक 11- 2- 61 
१. सा. का. नि. 1134, दिनांक 16 - 9 -61 
10 . सा. का.नि. 1340, दिनांक 4- 11 -61 
11. सा. का. नि. 1564, दिनांक 24- 11 -62 
12. सा . का .नि. 1589, दिनांक 22 - 10- 64 
13. सा. का. नि . 1814, दिनांक 11 - 12 - 65 
14. सा . का .नि . 74, दिनांक 8 - 1 -66 
15. सा . का .नि . 382, दिनांक 19- 3 -66 
16. सा . का .नि . 1256, दिनांक 26 - 8 - 67 
17. सा. का. नि . 1533, दिनांक 24 -8 - 68 
18. सा. का.नि . 2163, दिनांक 14 - 12 -68 ( शुद्धिपत्र ) 
19. सा. का. नि. 532, दिनांक 8 - 3- 69 
20. सा. का.नि . 1764, दिनांक 26- 7 - 69 ( शुद्धिपत्र ) 
21. सा . का . नि . 2068, दिनांक 30 - 8 - 69 
22. सा . का. नि . 1809, दिनांक 24 - 10 - 70 
23. सा . का. नि . 938, दिनांक 12 -6 - 71 
24. सा . का. नि . 992 , दिनांक 3 - 7 - 71 
25. सा. का. नि . 553 , दिनांक 6-5 -72 
26. सा. का .मि . 436 ( ई), दिनांक 10 - 10 - 72 
27 . सा. का.नि . 133, दिनांक 10 - 2 -73 
28. सा. का. मि . 205, दिनांक 23 - 2 -74 
29. सा . का.नि . 850, दिनांक 12- 7 - 75 
30. सा . का .नि. 508 ( ई ), दिनांक 27 - 9 - 75 
31. सा . का. नि . 63 ( ई), दिनांक 5 - 2 - 76 
32. सा. का. नि. 754, दिनांक 29 -5 - 76 


33. सा. का.नि. 755, दिनांक 29 - 5 -76 
34 . सा. का .नि . 856, दिनांक 12 - 6- 76 
35 . सा. का. नि. 1417 , दिनांक 2 - 10 - 76 
ॐ . सा. का .नि . 4 ( ई), दिनांक 4 - 1- 77 
37 . सा. का .नि . 18 ( 1), दिनांक 5 - 1 - 77 
38 . सा . का .नि . 651 ( ई), दिनांक 22 - 10 - 77 
39 . सा . का .मि . 732 ( 1),दिनांक 5 - 12 -77 
40 . सा. का. नि . 775 ( ई), दिनांक 27 - 12 - 77 
41 . सा. का . नि . 36 ( ई ),दिनांक 21 - 1 - 78 
42. सा. का.नि . 70 ( ई ), दिनांक 8 - 2 - 78 
43. सा . का .नि. 238 ( ई), दिनांक 20 - 4 - 78 
44 . सा . का. नि . 393 ( ई ), दिनांक 4 - 8 - 78 
45. सा. का. नि . 590 ( ई ), दिनांक 23 - 12 - 78 
46. सा. का. नि . 55 ( ई ), दिनांक 31 - 1 - 79 
47 . सा . का. नि. 142 ( ई), दिनांक 16 -3 - 79 ( शुद्धिपत्र ) 
48 . सा. का.नि . 231 ( ई), दिनांक 6- 4-79 
49. सा . का. नि . 1043 दिनांक 11 - 8 - 79 ( शुद्धिपत्र ) 
50. सा. का. नि. 1210, दिनांक 29 - 9 - 79 ( शुद्धिपत्र ) 
51. सा. का. मि . 19 ( ई ), दिनांक 28 - 1 - 80 
52. सा. का .नि . 243 दिनांक 1 -3 - 80 
53 . सा . का. नि . 244 , दिनांक 1 - 3 - 80 
S4 . सा . का . नि . 577, दिनांक 24 - 5 - 80 ( शुद्धिपत्र ) 
55 . सा. का. नि . 996, दिनांक 27 -9 - 80 ( शुद्धिपत्र ) 
56. सा. का . नि . 579 ( ई) , दिनांक 13 - 10 - 80 
57 , सा. का.नि. 652 ( ई), दिनांक 14 - 11 - 80 

सा . का. नि . 710 ( ई), दिनांक 22 - 12 - 80 
59. सा . का. नि . 23 ( 1), दिनांक 16 - 1 - 81 
60 . सा. का. नि . 205 ( ई) , दिनांक 25 -3 - 81 ( शुद्धिपत्र ) 
61. सा . का .नि . 290 ( ई) , दिनांक 13 - 4 - 81 
62. सा. का. नि . 444 दिमांक 2- 5 - 81 ( शुद्धिपत्र ) 
63. सा . का . नि . 503 ( ई), दिनांक 1 - 9 - 81 
64. सा . का. नि. 891, दिनांक 3- 10 - 81 ( शुद्धिपत्र ) 
65. सा. का .नि . 1056, दिनांक 5- 12-81 ( शुद्धिपत्र ) 
66. सा. का.नि. 80 , ( ६), दिनांक 23 - 1 -82 ( शुद्धिपत्र ) 
67 . सा. का .नि . 44 ( ई ), दिनांक 5 - 2 - 82 
68. सा. का .नि . 57 ( ई ), दिनांक 11- 2 - 82 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


69. सा. का. नि . 245 ( ई), दिनांक 11 -3 - 82 
70. सा. का. नि . 307 ( ई), दिनांक 3 - 4- 82 ( शुद्धिपत्र ) 
71 . सा. का. नि. 386 , दिनांक 17 - 4 -82 ( शुद्धिपत्र ) 
72 . सा . का.नि . 422 (ई), दिनांक 24 -5- 82 
73 . सा. का .नि . 476 ( ई), दिनांक 20 - 7 - 82 ( शुद्धिपत्र ) 
74. सा. का . नि . 504 ( ई ), दिनांक 20 - 7 - 82 ( शुद्धिपत्र ) 
75 . सा. का.नि. 753 ( ई), दिनांक 11 - 12- 82 ( शुद्धिपत्र ) 
76. सा . का .नि . 109 ( ई) , दिमांक 26 - 2 - 83 
77 . सा . का . नि . 249 ( ई ), दिमांक 8 - 3 - 83 
78. सा. का .नि , 268 ( ई), दिनांक 16 -3 - 83 
79. सा . का.नि. 283 ( ई), दिनांक 26 - 3 - 83 
80 . सा . का. नि . 329 ( ई), दिनांक 14 - 4 - 83 ( शुद्धिपत्र ) 
81. सा. का .नि . 539 ( ई), दिनांक 1 - 7- 83 ( शुद्धिपत्र ) 
82. सा. का.नि . 634,( ई), दिनांक 9 -5- 83 ( शुद्धिपत्र ) 
83. सा. का .नि. 743, ( ई), दिनांक 8 - 10 - 83 ( शुद्धिपत्र ) 
84. सा. का. नि. 790 ( ई ), दिनांक 10 - 10 - 83 
85. सा. का .नि . 803 ( ई), दिनांक 27 - 10 - 83 
86. सा . का. नि . 816 ( ई), दिमांक 3 - 11- 83 
87. सा. का. नि . 829 ( ई), दिनांक 7 - 11 - 83 
88 , सा . का .मि . 848 ( ई ), दिनांक 19 - 11- 83 
89. सा. का. नि . 893 ( ई ), दिनांक 17 - 12 - 83 ( शुद्धिपत्र ) 
90. सा. का .नि . 113, दिनांक 20 -1 - 84 ( शुद्धिपत्र ) 
91. सा. का. नि . 500 ( ई ), दिनांक 9 - 7- 84 
92. सा . का .नि . 612 ( ई ), दिनांक 18 - 8 - 84 ( शुद्धिपत्र ) 
93 . सा . का. मि . 744 ( ई ), दिनांक 27 - 10 - 84 
94 . सा. का.नि . 764 (ई), दिनांक 15 -11 - 84 
95. सा. का. नि . 3 ( ई), दिमांक 1 - 1 - 85 
96. सा. का .नि . 11 ( ई ), दिनांक 4 - 1 - 85 
97 . सा. का . नि . 142 ( ई), दिनांक 8 - 3 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
98. सा. का. नि. 293 ( ई ), दिनांक 23 - 3- 85 
99 . सा . का. नि . 368 ( ई ), दिनांक 18 - 4 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
100 . सा . का .नि . 385 ( ई) , दिनांक 29 - 4 -85 ( शुद्धिपत्र ) 
101. सा. का . नि . 543 ( ई ), दिनांक 2 -7 - 85 
102. सा. का . नि . 550 ( ई ), दिमांक 4 - 7 - 85 
103. सा. का.भि . 587 ( ई), दिनांक 17-7 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
104 . सा. का .नि . 605 ( ई ), दिनांक 24 - 7 - 85 
105. सा. का .नि . 745 ( ई), दिनांक 20 - 9 - 85 


106. सा . का .नि. 746 ( ई), दिनांक 20 - 9 - 85 
107 . सा. का.नि. 748 ( ई ), दिनांक 23 - 9 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
108. सा. का . नि . 892 ( ई ), दिनांक 6 - 12 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
109. सा. का. नि . 903 ( ई ), दिनांक 17 - 12 - 85 ( शुद्धिपत्र ) 
110 . सा . का .नि . 73 ( ई ), दिनांक 29 - 1- 86 
111. सा. का .नि . 507 ( ई) , दिनांक 19 - 3 - 86 
112. सा. का. नि . 724 ( ई), दिनांक 29 - 4 - 86 ( शुद्धिपत्र ) 
113. सा. का. नि . 851 ( ई ), दिनांक 13 - 6 - 86 
114. सा. का. नि . 852 ( ई ), दिनांक 13 - 6 - 86 
115. सा . का. नि . 910 ( ई) , दिनांक 27 -6 - 86 
116. सा. का. नि . 939 ( ई) , दिनांक 9 - 7 - 86 ( शुद्धिपत्र ) 
117. सा. का. नि . 1008 ( ई ), दिनांक 18 - 8 - 86 ( शुद्धिपत्र ) 
118. सा. का. मि . 1149 ( ई ), दिनांक 15 - 10 - 86 ( शुद्धिपत्र ) 
119. सा. का .नि . 1207 ( ई) , दिनांक 18 - 11 - 86 ( शुद्धिपत्र ) 
120. सा. का. नि . 1228 ( ई ), दिनांक 27 - 11 - 86 
121 . सा. का.नि . 12 ( ई), दिनांक 5 - 1- 87 
122. सा. का. नि. 28 ( ई ), दिनांक 13- 1- 87 ( शुद्धिपत्र ) 
123 . सा. का.नि . 270 ( ई) , दिनांक 2 - 3- 87 
124. सा. का . नि. 344 ( ई), दिनांक 31 - 3 - 87 ( शुद्धिपत्र ) 
125. सा. का .नि . 422 ( ई), दिनांक 29 - 4- 87 
126, सा. का. नि. 500 ( ई), दिनांक 15 -5 - 87 ( शुद्धिपत्र ) 
127 . सा. का. नि. 569 ( ई), दिनांक 12 - 6 - 87 ( शुद्धिपत्र ) 
128. सा. का. मि. 840 (ई ), दिनांक 6 - 10 -87 
129. सा . का . नि . 900 ( ई), दिनांक 10 - 11 - 87 
130. सा. का. नि. 916 ( ई), दिनांक 17 - 11 - 87 
131. सा . का .नि . 917 ( ई), दिनांक 17 - 11- 87 
132. सा . का .नि . 918 ( ई ), दिनांक 17 - 11 - 87 ( शुद्धिपत्र ) 
133. सा. का .नि. 72 ( ई), दिनांक 3 - 2 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
134 . सा. का .नि . 73 ( ई), दिनांक 3- 2 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
135 . सा. का . नि . 366 ( ई ), दिनांक 23 - 3 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
136. सा . का. नि . 367 ( ई), दिनांक 23 - 3 - 88 
137. सा. का. नि . 437 ( ई ), दिनांक 8 - 4 - 88 
138 . सा. का. नि. 436 ( ई), दिनांक 8 -4 - 88 
139. सा. का. नि. 454 ( ई), दिनांक 15 - 4 -88 
140, सा. का. नि. 618 ( ई), दिनांक 16 - 5- 88 
141. सा. का. मि . 855 ( ई ), दिनांक 12- 8 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 
142. सा. का .नि . 856 ( ई), दिनांक 12 - 8 -88 ( शुद्धिपत्र ) 
143. सा. का .नि . 924 ( ई ), दिनांक 13 - 9 - 88 ( शुद्धिपत्र ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 360 ]] 


144. सा. का .मि . 1081 ( ई), दिनांक 17 -11- 88 ( शुद्धिपत्र ) 
145. सा . का .नि . 1157 (ई), दिनांक 9 -12 -88 ( शुद्धिपत्र ) 
146. सा. का. नि . 42 ( ई) , दिनांक 20 - 1 - 89 ( शुद्धिपत्र ) 
147. सा. का. नि . 128 ( ई ), दिनांक 8 - 3 - 90 
148 . सा. का. नि . 411 ( ई ), दिनांक 29 - 3 - 90 
149. सा . का .नि . 445 ( ई), दिमांक 16- 4 - 90 
150. सा . का .नि . 457 ( ई ), दिनांक 23 - 4 - 90 
151. सा. का. नि . 728 ( ई ), दिनांक 23- 8 - १० ( शुद्धिपत्र ) 
152. सा . का.नि . 729 ( ई ), दिनांक 23 - 8 - 90 
153 . सा. का . नि . 732 ( ई) , दिनांक 23 - 8 - 90 
154. सा. का .नि . 727 ( ई) , दिनांक 23 - 8 - 90 
155 . सा. का. नि . 764 ( ई) , दिनांक 7 - 9 - 90 
156. सा. का. नि . 867 ( ई) , दिनांक 25 - 10 - 90 
157 . सा . का. नि . 10 ( ई), दिनांक 7- 1 -91 
158 . सा . का . नि . 24 ( ई ), दिनांक 15 - 1 - 91 
159. सा . का . नि . 66 ( ई ), दिनांक 11 - 2 - 91 ( शुद्धिपत्र ) 
160. सा . का . नि . 124 ( ई ), दिनांक 5 - 3 - 91 
161. सा. का .नि . 168 ( ई), दिनांक 21 -3 - 91 ( शुद्धिपत्र ) 
162. सा. का .नि . 255 ( ई), दिनांक 3 -5 - 91 ( शुद्धिपत्र ) 
163. सा. का. नि . 257 ( ई ) दिनांक 3 - 5 -91 
164 . सा. का. नि. 281 ( ई) , दिनांक 29 - 5 - 91 
165. सा. का .नि . 494 ( ई) , दिनांक 25 - 7 - 91 
166. सा . का . नि . 531 ( ई) , दिनांक 14 - 8 - 91 ( शुद्धिपत्र ) 
167. सा. का .नि . 648 ( ई ), दिनांक 25 - 10 - 91 
168. सा. का . नि . 731 ( ई) , दिनांक 10 - 12 - 91 
169 . सा. का. नि . 66 ( ई) , दिनांक 30 - 1 - 92 ( शुद्धिपत्र ) 
170. सा . का .नि . 91 ( ई ), दिनांक 7 - 2 - 92 
171 . सा. का . नि. 101 ( ई), दिमांक 18 - 2 - 92 
172. सा . का. मि . 314 ( ई ), दिनांक 9 - 3 - 92 ( शुद्धिपत्र ) 
173. सा. का .नि. 524 ( ई), दिमांक 15 - 5 - 92 ( शुद्धिपत्र ) 
174. सा. का . नि . 525 ( ई) , दिनांक 15 - 5 - 92 ( शुद्धिपत्र ) 
175. सा . का.नि . 591 ( ई), दिनांक 15 - 6 -92 
176 . सा . का . नि. 592 ( ई), दिनांक 15- 6 - 92 ( शुद्धिपत्र ) 
177 . सा. का .नि . 596 ( ई) , दिमांक 17 - 6 - 92 
178. सा. का .नि. 784 ( ई), दिनांक 28 - 9 - 92 
179. सा. का. नि . 878 ( ई) , दिमांक 17 - 11 - 92 
180. सा . का .नि. 903 ( ई), दिनांक 2 - 12- 92 ( शुद्धिपत्र ) 
181 . सा. का . नि . 907 ( ई), दिनांक 4 - 12- 92 


182. सा. का.नि. 925 ( ई) , दिनांक 15 - 12 - 92 
183. सा. का. नि . 429 ( 1 ), दिनांक 25 - 5 - 93 ( शुद्धिपत्र ) 
184. सा. का .नि . 483 ( ई ), दिनांक 30 - 6 - 93 ( शुद्धिपत्र ) 
185. सा. का .नि . 509 ( ई ), दिनांक 1- 7 - 93 ( शुद्धिपत्र ) 
186. सा. का . नि . 695 ( ई), दिनांक 9 - 11 - 93 
187 . सा. का .नि. 481 ( ई), दिनांक 16 - 9 -93 
188. सा. का. नि . 777 ( ई), दिमांक 16 - 12- 93 ( शुद्धिपत्र ) 
189. सा. का. नि . 105 ( ई ), दिनांक 22- 2 - 94 
190. सा. का. नि. 106 ( ई) , दिनांक 22 - 2 - 94 
191. सा. का. नि. 107 ( ई ), दिनांक 22 - 2- 94 
192 . सा. का .नि . 300 ( ई), दिनांक 9 -3 - 94 
193. सा . का. नि . 512 ( ई ), दिनांक 15- 6 - 94 ( शुद्धिपत्र ) 
194. सा . का. मि . 611 ( ई) , दिनांक 9 - 8 - 94 ( शुद्धिपत्र ) 
195 . सा . का .नि . 614 ( ई ), दिनांक 9 - 8 - 94 
196 . सा . का. नि . 677 ( 1) , दिनांक 6 - 9 - 94 
197 . सा . का. मि . 807 ( ई ), दिनांक 14 - 11 - 94 
198 . सा . का. नि 808 ( ई ), दिनांक 14 - 11 - 94 ( शुद्धिपत्र) 
199 . सा . का .नि . 847 ( ई ), दिनांक 7 - 12 - 94 
200. सा. का. नि. 853 ( ई), दिनांक 7 -12 - 94 
201. सा. का. नि . 54 ( ई), दिनांक 7 - 2 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
202. सा. का. नि . 60 ( ई), दिनांक 7 - 2 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
203. सा. का. नि . 90 ( ई), दिमांक 24 - 2 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
204 . सा . का . नि . 91 ( ई) , दिनांक 24 - 2 - 95 
205. सा . का. नि . 329 ( ई) , दिनांक 4 - 4 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
206. सा . का . नि . 494 ( ई ) , दिनांक 9 - 6 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
207. सा. का. नि . 518 ( ई ), दिनांक 26 - 6 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
208. सा . का. मि . 579 ( ई), दिनांक 4 - 8 -95 
209. सा. का. नि . 575 ( ई ), दिनांक 4 - 8 - 95 
210. सा . का . नि . 578 ( ई ), दिनांक 4 - 8 - 95 
211. सा. का . नि . 613 ( ई), दिनांक 4 - 9 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
212. सा. का. नि . 698 ( ई), दिनांक 26 --10 - 95 
213. सा. का. नि . 711 ( ई ), दिनांक 12 -11 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
214. सा . का .नि . 775 ( ई ), दिनांक 5--12 - 95 ( शुद्धिपत्र ) 
215. सा . का .मि. 777 ( ई ), दिनांक 5 - 12 - 95 
216. सा . का .मि . 791 ( ई), दिमांक 13 - 12 - 95 
217. सा. का. नि . 792 ( ई) , दिनांक 13 -12 - 95 
218. सा . का. नि . 121 ( ई), दिनांक 11 -3 - 96 
219 . सा. का. नि . 124 ( ई ), दिनांक 11 - 3 - 96 ( शुद्धिपत्र) 
220. सा. का .मि . 222 ( 1) , दिनांक 26 - 5 - 96 ( शुद्धिपत्र ) 
221 . सा. का.नि. 223 ( ई), दिनांक 26 - 5 - 96 
222. सा. का . नि . 232 ( ई ), दिनांक 4 - 6 - 96 


[ YTTII - 297 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 29th January, 1997 
G . S. R . 41 (E ). - Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1953 
were published as required by sub - section (1) of section 23 of Prevention of Food Adulteration Act , 1954 (37 of 1954 ) with the 
notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Deparment of Health ) 
number G .S .R . 118 (E ), dated the 11th March 1996 in the Gazette of India , Extraordinary Part II , Section 3 , Sub - section (i), 
dated the Ilth March 1996 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the 
cxpiry of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made 
available to the Public . 

And whereas the copies of the said Gazette were made available to public on 18th March , 1996 . 

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by 
Central Goovernment. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 23 of Prevention of 
Food Adulteration Act , 1934 (37 of 1954 ) the Central Government, after consultation with the Central Committee for 
Food Standards hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1935 , 
namely : 

RULES 
1. (i) Thesc Rules may be called the Prevention of Food Adulteration (1st Amendment) Rules, 1997, 
(ü ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except rule 2 , 4 , clause (a ) 

and (d ) of rule 5 which shall come into force after a period of one year from the date of publication . 
In the Prevention of Food Adulteration Rules 1955 , (hereinafter referred to as the said rules ), in rule 32 , in 

clause (b ), after the proviso , the following proviso shall be inserted , namely :-- - 
Provided also thatwhenever Gelatine is used as an ingredient, a declaration to this effect shall be made on the label by 

inserting the word " Gelatine - Animal Origin ," 
In case of packages of confectionery weighing 20 gm , or less, which are also exempted from the declaration of 

ingredients , will be exempted from the declaration of “ Animal Origin " even if it contains Gelatine provided 
that such declaration shall be given on the multi piece package in such a manner that the same is readable 
even without opening the package. 
In rulc 39 of the said rules after the words " approved by medical practioners", the words, " or approved for 
medical purpose " , shall be added at thc,end . 
In the said rules , in rule 49 , in sub - rule ( 16 ) for the words "Milk Powder and condensed milk " the following 

words shall be substituted , namely : 
" Condensed milk sweetened , condensed skimmed milk swetened , milk powder, skimmed milk powder and partly 

skimmed milk powder". 
5 . In Appendix B to the said rules, 

(a ) for item A . 11.02.02 and the entries relating thereto , the following item and entries shall be substituted , namely : -- 
" A , 11. 02 .02 - Cream including sterilized cream means the product of cow or buffalo milk or a combination thereof. 

It shall be free from starch and other ingredients foreign to milk , It may be of following three categories, 
namely :-- 
1. Low fat cream - containingmilk fat not less than 25,0 percent by weight. 
2 . Medium fat cream - containing milk fat not less than 40 .0 percent by weight. 
3. High fat cream -containing milk fat not less than 60.0 percent by weight. 
Note : - Cream sold without any indication aboutmilk fat content shall be treated as high fat cream ".; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SBc . 3 (1)] 


(b ) after item A . 11.02.08 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely : 
A .11.02.08.01 — "Dried Ice Cream Mix" shallbe the material prepared by spray or roller drying of ice -cream mix. 

It shall contain milk solids , sucrose or corn syrup or refined sugar. It may contain permitted colours and 
flavours . It may contain stabilisers and emusifiers not exceeding 1.25 per cent by weight. The product shall 
contain not less than 27.0 percentmilk fat and 9 .5 per cent protein and moisture shall not be more than 40 per 

cont by weight. The sucrose content shall not be more than 40 per cent by weight. 
The process of drying shall be mentioned on the lable. It shall be packed in hermetically sealed clean sound containers . ; 
(c ) in item A . 11.02 . 14 , after the proviso, the following proviso shall be added , namely : 
Provided further that if the spray dried milk powder meant for reconstitution into liquid milk and not for direct 

consumption and packed in above manner, cannot be stored at or below 20 degree centigrade, such product 
shall not contain moisture more than 3.5 percent by weight and shall be clearly labelled as " To be used within 

five months from the date of packing " and "Not for direct consumption ,; 
(d ) after item A . 11.02.22.01, the following item shall be instered , namely : 


* A .11.02.23 — Yoghurt means a coagulated product obtained from toned milk , pasteurised or boiled milk by lactic 

acid fermentation through Lactobacillusbulgaricus delbruckii var, bulgaricus and Streptococcus thermophilus. 
Itmay also contain cultures of Bifidobacterium bifidus and Lactobacillus acidophilus and if added , the decla 
ration to this effect shall be made on the label. The Product shall have smooth body and custard like consis 

tency with no whey separation . It may also contain - 
(i) milk powder, skimmed milk powder , whey powder,whey proteins, water soluble milk proteins, cascinates manu 

factured from pasteurised product and lactase enzyme preparation ; 
( ii) Sugar, corn - syrup or glucose syrup in case of sweetened, flavoured and fruit yoghurt only; 
( iii) Fruits, fruit pulp , jam , fruit syrup, fruit juice etc. in flavoured and fruit yoghurt only ; 
(iv ) Permitted colours and flavours in flavoured and fruit yoghurt only. 
It may contain permitted stabilisers upto a maximum limit of 0. 5 per cent, by weight. It shall also conform to the 

following standard , namely : 


Yoghurt 
Plain 


Yoghurt 
Skimmed 


Yoghurt 
Sweetened 
and /or 
flavoured 


Fruit 
Yoghurt 


13.5 


11.0 


13.5 


10 . 0 


Not less 


(i) Total milk fat, solids, 

per cent by weight, 

not less than 
( ii ) Milk fat, percent 

by weight 
(iii) Sugar, per cent by weight 

not less than 
(iv ) Protein , per cent by weight, 

not less than 


Not less 
than 3. 0 


Notmore 
than 0 . 5 


Not less 
than 3.0 

6 .0 


than 1.5 

6 . 0 


- 


3 .2 


3 . 2 


3 .2 


3 . 2 


3.2 


2.6 


2. 6 


Titrable acidity of the product shall be from 0.8 to 1.2 per cent by weight (as lactic acid ). The specific Lactic acid 
bacterial count per gram of the product shall not be less than 10 ,00 ,000 and Escherichia Coli shall be absent in the pruduct. 


[ ATTII — 61453 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


The type of yoghurt shall be clearly indicated on the lable; otherwise standard of Plain Yoghurt shall apply . 


Note : — The yoghurt subjected to heat treatment aftor fermentation at temperature not less than 65 C shall be labelled as 

“ Thermised or Heat Treated Yoghurt" and shall conform to the above parameters except the minimum 
requirement of specific lactic acid bacterial count per gm .; 


(c ) in item A . 18 .01, for words, figure and letters , " Rodent hair and cxcreta shall not exceed 2 pieces per kg." , the 

words " It shall be free from Rodent hair and excreta " shall be substituted ; 


(f) in both items A . 18 .02 and A . 18 . 03 , for the words, figures and letters “ Rodent hair and excreta shall not exceed 5 

picces per kg ." , the words " It shall be free from Rodent hair and excreta " shall be substituted ; 


( g ) in item A . 18 .01. 01, for the portion beginning with the words “ The calcium carbonate powder" and ending with 

the words " parts by weight of calcium carbonate ” , the following shall be substituted , namely : 


" The calcium carbonate powder, if added for fortification shall be in such amount that 100 parts by weight of 
fortified atta shall contain not less than 0 .30 and not more than 0 , 35 parts by weight of calcium carbonate . It 
shall be free from Rodent hair and excrcta " ; 


Not more than 0 .12 percent", 


(h ) in item A . 18 .01. 02 . for the portion 

“ Alcoholic acidity (with 90 per cent alcohol) 
expressed as H , SO 
“ Alcoholic acidity ( with — 90 per cent alcohol ) 
expressed as R , SO 
It shall be free from Rodent hair and excreta ." ; 


Not more than 0 . 12 per cent. 


(i) in item A .18 .02.01, for the portion beginning with the words “ The calcium compound powder, if added for 

fortification " and ending with the words " weight of calcium carbonate ” , the following shall be substituted , 
namely : 


" The calcium carbonate powder, if added for fortification , shall be in such amount that 100 parts by weight of 
fortified media shall contain not less than 0 . 30 and notmore than 0 . 35 parts by weight of calcium carbonatc . It 
shall be free from Rodent hair and excreta ." ; 


(j) in item A , 18 .02 .02, for the portion 


" Gluten - Not less than 7.0 per cent on dry basis." the following shall be substituted , namely : - - 
" Gluten - -Not less than 7.0 per cent on dry basis . 
It shall also be free from Rodent hair and excreta .. 


[No. P - 13014 / 1/ 95 -PH (Food ) ] 
RENU SAHNI DHAR , Jt. Secy. 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 SBC. 3 (1) ] 


Note.- The Provention of Food Adulteration Rules, 1953 

were published in Part II , Section 3 of the Gazette af 
India vide SRO 2105 datod 12 -9 - 1955 and rubro 

quently amended as follows by : 
1. SRO 1202 dated 26 -5 -56 
2. SRO 1687 dated 28- 7- 56 
3. SRO 2213 datod 28 -9- 56 Extraordinary 
4 . SRO 2755 datod 24 - 11- 56 


The further amendments were published in Part II, Sectiod 3 
Sub -section (1) of Gazette of India as follows by : 

5 . GSR 514 dated 28 -6 - 58 
6 . GSR 1211dated 20 - 12 -58 
7. GSR 425 dated 4 -4 -60 
8 . GSR 169 dated 11 -2 -61 
9. GSR 1134 dated 16 - 9-61 
10 . GSR 1340 dated 4 - 11-61 
11. GSR 1564 datod 24 - 11 -62 
12 . GSR 1589 dated 22- 10 -64 
13 . GSR 1814 dated 11-12 -63 
14 . GSR 74 datod 8-1-66 
15. GSR 382 dated 19 - 3 -66 
16 . GSR 1256 dated 26 -8 -67 
17. GSR 1533 datod 24 - 8 -68 
18 . GSR 2163 datod 14 - 12-68 (Corrigendum ) 
19, GSR 332 dated 8 -3-69 
20 . GSR 1764 dated 26 -7 -69 (Corrigendum ) 
21, GSR 2068 datod 30- 8 -69 
22 . GSR 1809 dated 24 - 10 - 70 
23 . GSR 938 datod 12 -6 -71 
24. GSR 992 datod 3- 7- 71 
25 . GSR 553 dated 6 -5 -72 
26 . GSR 436 (E ) dated 10- 10- 72 
27. GSR 133 dated 10 -2 - 73 
28 . GSR 205 datod 23 -2 - 74 
29. GSR 850 dated 12 -7 -75 
30 . GSR 508 (E ) dated 27 -9 - 73 
31. GSR 63 (E ) dated 5-2-76 
32 . GSR 754 dated 29 - 5-76 
33. GSR 755 dated 29 -5- 76 
34 . GSR 856 dated 12-6 - 76 
33 . GSR 1417 dated 2- 10 - 76 
36 . GSR 4 (E ) dated 4 -1- 77 


37. GSR 18 (E ) datod 13- 1 -77 
38 . GSR 651 (E ) dated 22- 10-77 
39 . GSR 732 (E ) dated 5 - 12 - 77 
40 . GSR 775 (E ) datod 27- 12 -77 
41. GSR 36 (E ) dated 21-1- 78 
42. GSR 70 (E ) datod 8 -2 -78 
43. GSR 238 (C ) datod 20 -4 - 78 
44 . GSR 393 (C ) dated 4 -8- 78 
43. GSR 390 (E ) dated 23 -12 -78 
46 . GSR 35 (E ) dated 31-1-79 
47, GSR 142 (E ) datod 16 - 3- 79 (Corrigendum ) 
48. GSR 231 (E ) datod 6 -4 -79 
49. GSR 1043 dated 11-8 -79 (Corrigendum ) 
30 . GSR 1210 datod 29-9 -79 (Corrigendum ) 
51. GSR 19 (E ) dated 28 - 1-80 
52. GSR 243 dated 1-3 -80 
53 , GSR 244 dated 1-3 -80 
54 . GSR 577 datod 24 - 5 -80 ( Corrigandum ) 
55 . GSR 996 datod 27 -9 -80 (Corrigendum ) 
36 . GSR 579 (E ) dated 13 -10 -80 
57. GSR 652 (E ) datod 14 -11- 80 
58 . GSR 710 (E ) datod 22- 12 -80 
59. GSR 23 (E ) datod 16 -1 -81 
60 . GSR 205 (E ) datod 25 -3 -81 (Corrigendum ) 
61. GSR 290 (E ) datod 13-4 -81 
62. GSR 444 datod 2 -5 -81 (Corrigendum ) 
63. GSR 503 (E) datod 1-9-81 
64 . GSR 891 dated 3 - 10 -81 (Corrigendum ) 
65. GSR 1056 dated 5- 12 -81 (Corrigendum ) 
66. GSR 80 datod 23-1-82 (Corrigendum ) 
67. GSR 44 (E ) dated 23 -1-82 (Corrigendum ) 
68. GSR 57 (E ) datod 11- 2-82 
69 , GSR 245 (E ) datod 11-3 -82 
70 . GȘR 307 (E ) dated 3-4-82 (Corrigendum ) 
71, GSR 386 dated 17-4 -82 (Corrigendum ) 
72. GSR 422 (E ) datod 24 -5-82 
73. GSR 476 (E ) datod 20 -7-82 ( Corrigendum ) 
74. GSR 504 (E ) datod 20 -7-82 (Corrigendum ) 
75. GSR 753 (E ) dated 11- 12 -82 (Corrigendum ) 
76. GSR 109 (E ) dated 26 -2-83 
77. GSR 249 (E ) datod 8-3-83 
78 . GSR 268 (E ) datod 16 -3 -83 


( 47II - 443( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


79. GSR 283 (E ) dated 26 -3-83 
80 . GSR 329 (E ) datod 14 -4 -83 (Corrigendum ) 
81, GSR 539 (E ) dated 1-7 -83 (Corrigendum ) 
82, GSR 634 dated 9 -5-83 ( Corrigendum ) 
83. GSR 743 dated 8- 10 -83 (Corrigendum ) 
84 , GSR 790 (E ) dated 10 - 10 -83 
83. GSR 803 (E ) datod 27 - 10 -83 
86. GSR 816 (E ) dated 3- 11-83 
87 . GSR 829 ( E ) datod 7 -11-83 
88 . GSR 848 (E ) dated 19- 11-83 
89. GSR 893 (E ) dated 17 - 12 -83 (Corrigendum ) 
90 , GSR 113 dated 20 -1 -84 (Corrigondum ) 
91 . GSR 300 (E ) datod 9 - 7 -84 
92 . GSR 612 (E ) dated 18 -8 -84 (Corrigendum ) 
93. GSR 744 (E ) dated 27- 10 -84 
94 . GSR 764 (E ) dated 13 - 11-84 
95. GSR 3 (E ) dated 1-1 -85 
96 . GSR 11 (E ) dated 4 -1-85 
97. GSR 142 (E ) datod 8-3 -85 (Corrigendum ) 
98 . GSR 293 (E ) dated 23 -3 -85 
99. GSR 368 (E ) dated 18 -4 -85 (Corrigendum ) 
100. GSR 385 (E ) datod 29-4-85 (Corrigendum ) 
101. GSR 543 (E ) dated 2- 7-85 
102. GSR 350 (E ) dated 4-7 -85 
103, GSR 587 (E ) datod 17-7-85 ( Corrigendum ) 
104 . GSR 605 (E ) datod 24 -7 -85 
105. GSR 745 (E ) dated 26 -8 -85 
106 . GSR 746 (E ) datod 20 -9 -85 
107. GSR 748 (E ) datod 23-9 -85 (Corrigendum ) 
108 . GSR 892 (E ) datod 6 - 12 -85 
109. GSR 903 (E ) dated 17 -12 -85 (Corrigendum ) 
110 . GSR 73 (E ) dated 29- 1- 86 
111. GSR 507 (E ) dated 19-3 -86 
112 . GSR 724 (E ) dated 29-4 - 86 (Corrigendum ) 
113. GSR 851 (E ) dated 15-6 -86 
114. GSR 852 (E ) datod 13 -6 - 86 
113 . GSR 910 (E ) dated 27-6 -86 
116 . GSR 939 (E ) dated 9-7 -86 (Corrigendum ) 
117. GSR 1008 (E ) dated 18 -8 -86 (Corrigendum ) 
118 . GSR 1149 (E ) dated 15 - 10 -86 ( Corrigendum ) 
119. GSR 1207 (E ) dated 18 -11 -86 (Corrigendum ) 
120 . GSR 1228 (E ) dated 27 -11-86 


121. GSR 12 (E ) dated 5- 1-87 
122 . GSR 28 (E ) datod 13 -1-87 (Corrigendum ) 
123 . GSR 270 (E ) datod 2 -3 -87 
124 . GSR 344 (E ) datod 31-3 -87 (Corrigendum ) 
125. GSR 422 (E ) dated 29-4 -87 
126 . GSR 500 (E ) dated 15 -5 -87 (Corrigendur ) 
127. GSR 569 (E ) datod 12-6 -87 (Corrigendum ) 
128 . GSR 840 (E ) datod 6 - 10-87 
129. GSR 900 (E ) dated 10 - 11-87 
130 , GSR 916 (E ) datod 17- 11 -8 , 
131. GSR 917 (E ) dated 17 -11-87 
132. GSR 918 (E ) dated 17- 11 -87 (Corrigendum ) 
133. GSR 72 (E ) dated 3-2 -88 ( Corrigondum ) 
134. GSR 73 (E ) dated 3- 2-88 (Corrigendum ) 
135 . GSR 366 (E ) dated 23 -3 - 88 ( Corrigendum ) 
136 . GSR 367 (E ) datod 23-3 - 88 
137. GSR 437 (E ) dated 8 -4 -88 
138 , GSR 436 (E ) dated 8 -4 -88 
139. GSR 454 (E ) dated 15 -4 -88 
140 , GSR 618 (E ) dated 16 - 5-88 
141, GSR 835 (E ) dated 12 -8 -88 (Corrigendum ) 
142. GSR 856 (E ) dated 12-8-88 (Corrigendum ) 
143. GSR 924 (E ) dated 13 -9 -88 ( Corrigendum ) 
144, GSR 1081 (E ) dated 17 - 11-88 (Corrigendum ) 
145, GSR 1157 (E ) dated 9 -12-88 (Corrigendum ) 
146 . GSR 42 (E ) dated 20-1-89 (Corrigendum ) 
147, GSR 128 (E ) dated 8 -3-90 
148. GSR 411 (E ) dated 29 -3- 90 
149. GSR 445 (E ) dated 16 -4 - 90 
150 . GSR 457 (E ) dated 23-4 - 90 
131, GSR 728 (E ) dated 23 -8 -90 ( Corrigendum ) 
152. GSR 729 (E ) dated 23-8 - 90 
153, GSR 732 (E ) dated 23-8 -90 
154. GSR 727 (E ) dated 23 -8 -90 
155 . GSR 764 (E ) dated 7-9 -90 
156 . GSR 867 (E ) dated 25 - 10 - 90 
157 . GSR 10 (E ) dated 7- 1-91 
138 . GSR 24 (E ) dated 15 -1 -91 
159 . GSR 66 ( E ) dated 11- 2-91 (Corrigendum ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC . 3 (1)] 


160 . GSR 124 (E ) dated 3-3 -91 
161. GSR 168 (E ) dated 21 -3-91 (Corrigendum ) 
162. GSR 235 (E ) dated 3 -5- 91 (Comigendum ) 
163. GSR 257 (E ) dated 3 -5 -91 
164. GSR 281 (E ) dated 29-3-91 
165. GSR 494 (E ) dated 25 - 7- 91 
166 . GSR 531 (E ) dated 14 -8 -91 (Corrigendum ) 
167 . GSR 648 (E ) dated 25 - 10 -91 
168 . GSR 731 (E ) dated 10 - 12 -91 
169. GSR 66 (E ) dated 30 -1-92 (Corrigendum ) 
170 . GSR 91 (E ) dated 7- 2- 92 
171. GȘR 101 (E ) dated 18-2- 92 
172 , GSR 314 (E ) dated 9- 3-92 (Corrigendum ) 
173. GSR 524 (E ) dated 15 -5-92 (Corrigendum ) 
174 , GSR 525 (E ) dated 15 -5 - 92 (Corrigendum ) 
175 . GSR 591 (E ) dated 15-6 - 92 
176 . GSR 592 ( E ) dated 15 -6 - 92 ( Corrigendum ) 
177 . GSR 596 (E ) dated 17 -6 -92 
178 . GSR 784 (E ) dated 28 - 9 -92 
179 . GSR 878 ( E ) dated 17 - 11- 92 
180 . GSR 903 (E ) dated 2 - 12 -92 (Corrigendum ) 
181, GSR 907 (E ) dated 4 - 12 -92 
182 . GSR 925 ( E ) dated 15 - 12 - 92 
183. GSR 429 (E ) dated 25-5 -93 (Corrigendum ) 
184 . GSR 483 (E ) dated 30 -6 -93 (Corrigendum ) 
183. GSR 509 (E ) dated 14 -7 -93 (Corrigendum ) 
186 , GSR 695 (E ) dated 9 - 11 -93 
187. GSR 481 ( E ) dated 16 - 9 - 93 
188. GSR 777 (E ) dated 16 - 12 -93 ( Corrigendum ) 
189 . GSR 105 (E ) dated 22 - 2 - 94 
190, GSR 106 (E ) dated 22-2- 94 
191. GSR 107 (E ) dated 22 -2 -94 


192 . GSR 300 (E ) dated 9-3- 94 
193. GSR 614 (E ) dated 9 -8 -94 
194. GSR 60 (E ) dated 7 -2 -95 (Corrigendum ) 
195. GSR 677 (E ) dated 6 -9 - 94 
196 , GSR 54 (E ) datod 7 -2 -95 (Corrigendum ) 
197. GSR 817 (E ) dated 14 - 11 -94 
198 . GSR 847 (E ) dated 7 - 12 - 94 
199 . GSR 853 (E ) dated 7 - 12 - 94 
200. GSR 91 (E ) dated 24 -2-95 
201, GSR 512 (E ) dated 15-6 -94 ( Corrigendum ) 
202. GSR 611 (E ) dated 9 -8 -94 (Corrigendum ) 
203 , GSR 807 (E ) dated 14 - 11 -94 
204 , GSR 808 (E ) dated 14 - 11- 94 (Corrigendum ) 
205. GSR 90 (E ) dated 24 -2-95 ( Corrigendum ) 
206 . GSR 329 (E ) dated 4 -4 -95 ( Corrigendum ) 
207. GSR 494 (E ) dated 9 -6 - 95 (Corrigendum ) 
208. GSR 518 (E ) dated 26 -6-95 (Corrigendum ) 
209. GSR 579 (E ) dated 4 -8-95 
210 . GSR 375 (E ) dated 4 -8 - 95 
211. GSR 578 (E ) dated 4 -8 -95 
212 . GSR 613 (E ) dated 4 -9-95 ( Corrigendurn ) 
213 . GSR 698 (E ) dated 26 -10 -95 
214 . GSR 777 (E ) dated 5- 12 -95 
215. GSR 791 (E ) dated 13 -12 -95 
216 . GSR 792 (E ) dated 13- 12- 95 
217. GSR 711 (E ) dated 12 - 11-95 (Corrigendum ) 
218. GSR 121 (E) dated 11 -3- 96 
219. GSR 124 (E ) dated 11-3 - 96 (Corrigendum ) 
220 . GSR 222 (E ) dated 26 - 5 - 96 (Corrigendum ) 
221. GSR 223 (E ) dated 26 -5 -96 
222 . GSR 232 (E ) dated 4 -6 - 96 


Printed by the Manager, Govt of India Prodo, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publications , Delhi-110054 — 1997 


